निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YANA 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


16 फाल्गुन 1941 ( श ० ) 
पटना , शुक्रवार , 6 मार्च 2020 


( सं ० पटना 197 ) 


विधि विभाग 


अधिसूचना 

6 मार्च 2020 
सं 0 सी 0 / एल 0 ए0-04/ 2005 / 1672/ जे 0 -- श्री रवि रंजन , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सासाराम जिनकी 
सेवाएँ सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार के अधिसूचना ज्ञापांक -3242 , दिनांक -02.03.2020 के द्वारा बिहार राज्य 
विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु विधि विभाग , बिहार , पटना को अगले आदेश 
तक पी गयी है , को संयुक्त सचिव , बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार , पटना के पद पर योगदान की तिथि 
से अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मदन किशोर कौशिक , 
सरकार के सचिव 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 197-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


